निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 अग्रहायण 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 992 ) पटना , सोमवार , 6 दिसम्बर 2021 


I leky i 2 u fotka 


अधिसूचना 
3 दिसम्बर 2021 


सं ० 1 / सी0-1024 / 2014-14426 / सा ० प्र ० — श्री दयानिधान पाण्डेय , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 
2006 ) , विशेष सचिव , समाज कल्याण विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - निदेशक , सामाजिक 
सुरक्षा ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान ( सचिव ग्रेड - लेवल 
14- ₹ 1,44,200-2,18,200 / - ) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 


1 


सं ० 1 / सी0-1024 / 2014-14427 / सा ० प्र ० — श्री धर्मेन्द्र सिंह , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एचः 2006 ) , 
निदेशक , मत्स्य ( अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार , पटना ) को 

, 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान ( सचिव ग्रेड - लेवल - 14- ₹ 1,44,200-2,18,200 / - ) 
में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


आर . 


सं ० 1 / सी0-1024 / 2014-14428 / सा 0 प्र 0 - श्री संदीप 

० 

कुमार 

पुडकलकट्टी , 
भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 2006 ) , प्रबंध निदेशक , नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड , 
पटना ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड , पटना ) को 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान ( सचिव ग्रेड - लेवल - 14- ₹ 1,44,200-2,18,200 / - ) 
में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 दिसम्बर 2021 


सं ० 1 / सी0-1024 / 2014-14429 / सा ० प्र ० — श्री केशव रंजन प्रसाद , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 
2006 ) , सचिव , बिहार लोक सेवा आयोग , पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय 
वेतनमान ( सचिव ग्रेड - लेवल - 14- ₹ 1,44,200 -2,18,200 / - ) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


- 


- 


सं ० 1 / सी0-1024 / 2014-14430 / सा ० प्र ० — श्री हरेन्द्र नाथ दूबे , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 
2006 ) , विशेष सचिव , पंचायती राज विभाग , बिहार , पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय 
वेतनमान ( सचिव ग्रेड - लेवल - 14- ₹ 1,44,200- 2,18,200 / - ) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


सं ० 1 / सी0-1024 / 2014-14431 / सा ० प्र ० — श्री गोरखनाथ , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 2006 ) , 
विशेष सचिव , वित्त विभाग , बिहार , पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान ( सचिव 
ग्रेड - लेवल - 14- ₹ 1,44,200- 2,18,200 / - ) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


. 


2. अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण- IV में स्थान नहीं मिलने के कारण श्री दयानिधान 
पाण्डेय , श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं श्री संदीप कुमार आर . पुडकलकट्टी को इस शर्त के साथ सचिव स्तर में 
प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्र में स्थान मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण को अवश्य पूरा कर लेंगे । 

3. श्री केशव रंजन प्रसाद ( सेवानिवृत्ति की तिथि -31.01.2022 ) , श्री हरेन्द्र नाथ दूबे ( सेवानिवृत्ति 
की तिथि- 31.01.2022 ) और श्री गोरखनाथ ( सेवानिवृत्ति की तिथि -31.12.2022 ) की शेष सेवावधियाँ 
तीन वर्ष से कम रहने के कारण उनके लिए अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण- IV की पूर्णता 
अपेक्षित नहीं है । 


प्रभार ग्रहण की 


4. ऊपर्युक्त सभी अधिसूचनाएँ दिनांक 01.01.2022 अथवा उसके बाद के 
तिथि से प्रभावी होंगी । 


5. आलोच्य अधिसूचनाओं से संबंधित सभी पदाधिकारियों द्वारा सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण 
किए जाने की तिथि को उनके स्तर से धारित विशेष सचिव स्तर का मूल पद उक्त पद पर उनके 
पदस्थापन तक के लिए सचिव स्तर में उत्क्रमित माने जाएंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कन्हैया लाल साह , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 992-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


